रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


PAN 


ट 


MYERAM 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , सितम्बर 4, 2019 / भाद्र 13 , 1941 
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 4 , 2019 / BHADRA 13, 1941 


सं . 309] 
No. 309 ] 


भारतीय खाद्य निगम 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 3 सितम्बर , 2019 

सं . 122 


सं. ईपी.7 (1)/ 2017. - खाद्य निगम अधिनियम, 1964 ( 1964 का 37वां) की धारा - 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
तथा केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से भारतीय खाद्य निगम ( कर्मचारीवृन्द ) विनियम, 1971 में संशोधन करने के लिए भारतीय खाद्य निगम 
एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है , यथाः 


1. संक्षिप्त शीर्षक तथा आरंभः 

(i) ये विनियम , भारतीय खाद्य निगम ( कर्मचारीवृन्द) ( दूसरा संशोधन) विनियम , 2019 कहलाएंगे । 
(ii) ये सरकारी गजट में अधिसूचना की तारीख 07 . 02 . 2019 से लागू होंगे । 


परिभाषाः इस विनियम में शब्दों की परिभाषा और उनका अर्थ तथा पदों के पदनाम का अर्थ वहीं होगा जैसाकि खाद्य निगम 
अधिनियम , 1964 तथा भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द ) विनियम , 1971 में दिया गया है । 


3. निम्नलिखित संशोधन भारतीय खाद्य निगम ( कर्मचारीवृन्द ) विनियम, 1971 ( परिशिष्ट-I) में किए गए है: 


3.1 कार्यकारी निदेशक ( वित्त), कार्यकारी निदेशक ( आंतरिक लेखा-परीक्षा), कार्यकारी निदेशक ( अंचल ), कार्यकारी निदेशक 

( भंडारण/ सामान्य ), कार्यकारी निदेशक ( इंजीनियरिंग), कार्यकारी निदेशक ( कार्मिक) के पद के प्रति परिशिष्ट – I भाग- I 
विशेष पद क्र . सं . 1, 1( क ), 2, 4 , 5, 6 में वर्णित संवर्ग में , कॉलम- 3 के मौजूदा वेतनमान को "( E-9 ) - 150000 - 
300000 " द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है । 


3. 2 मुख्य महाप्रबंधक (सामान्य ), मुख्य महाप्रबंधक के पद के प्रति परिशिष्ट - I भाग- I विशेष पद क्र . सं . 6 (क ), 8 में वर्णित 

संवर्ग में , कॉलम - 3 के मौजूदा वेतनमान को "( E- 8 ) - 120000 - 280000 ” द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है । 


4620 GI/ 2019 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


3. 3 महाप्रबंधक ( योजना एवं अनुसंधान ), महाप्रबंधक ( गुण नियंत्रण ), महाप्रबंधक ( परिचालन ), महाप्रबंधक ( इंजीनियरिंग ), 

महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक ( अंचल ) ; भाग- VII लेखा संवर्ग क्र . सं . 1 महाप्रबंधक , भाग - VIII विधि संवर्ग क्र . सं. 1 महाप्रबंधक 
( विधि), भाग- X विविध संवर्ग क्र . सं . 10A मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भाग- X | राजभाषा संवर्ग क्र . सं . 1 महाप्रबंधक 
(हिंदी ) के पद के प्रति परिशिष्ट – I भाग- I विशेष पद क्र . सं . 7 ,11, 12, 13, 14 में वर्णित संवर्ग में , कॉलम- 3 के मौजूदा 
वेतनमान को "( E- 7) - 100000 - 260000 ” द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है । 


सीधी 


3. 4 भारतीय खाद्य निगम ( कर्मचारीवृन्द ) विनियम , 1971 के परिशिष्ट – I में , 4 वर्ष के बाद उप महाप्रबंधक / 4 वर्ष के बाद 

आंचलिक चिकित्सा अधिकारी की नयी पंक्ति को , जैसा भी मामला हो , भाग - VII लेखा संवर्ग क्र . सं. 2( A), भाग -VIII विधि 
संवर्ग क्र . सं . 2( A), भाग -IX इंजीनियरिंग संवर्ग सिविल विंग क्र . सं .1( A), भाग -IX इंजीनियरिंग संवर्ग इलैक्ट्रीकल मेकेनिकल 

क्र . सं . 1( A), भाग- X | राजभाषा संवर्ग क्र . सं . 2( A), भाग - X विविध संवर्ग क्र . सं . 10( B ) निम्नानुसार जोड़ा गया है: 
पद का वेतनमान भर्ती की पद्धति पदोन्नति 

आयु खाद्य महा अभ्युक्ति 
विवरण ( रु.) % 

भर्ती सीमा 

निदेशालय 
चयन/ # अनुभव # अर्हता 

वर्ष में पद की 
__ एवं 

समान श्रेणी 
गैर- चयन 

अनुभव , 
यदि कोई 

हो तो 
23 4 

5 6 7 8 9 10 
4 वर्ष के बाद उप ( E- 6 ) 4 वर्ष पूरे होने 
महाप्रबंधक 90000 पर ऑटोमेटिक 

टाइम स्केल 
240000 

अपग्रेडेशन 
4 वर्ष के बाद | ( E- 6 ) 4 वर्ष पूरे होने 
आंचलिक 90000 पर ऑटोमेटिक 
चिकित्सा 

240000 

टाइम स्केल 
अधिकारी 

अपग्रेडेशन 


3. 5 भारतीय खाद्य निगम ( कर्मचारीवृन्द ) विनियम , 1971 के परिशिष्ट - I में , क्रम सं . 1 के उप महाप्रबंधक (सामान्य ) के लिए 

भाग – II सामान्य प्रशासन कैडर के पद के प्रति क्रम सं . को 1( B ) में संशोधित किया गया है , क्रम सं . 2 के उप महाप्रबंधक 
( लेखा ) के लिए भाग – VII लेखा कैडर के पद को 2( B) में संशोधित किया गया है, क्रम सं . 2 के उप महाप्रबंधक ( विधि ) के 
लिए भाग - VIII विधि कैडर के पद को 2( B) में संशोधित किया गया है, क्रम सं . 1 के उप महाप्रबंधक ( सीई ) के लिए भाग - 
IX इंजीनियरिंग कैडर सिविल विंग के पद को 1 ( B ) में संशोधित किया गया है, क्रम सं . 1 के उप महाप्रबंधक (ईएम ) के लिए 
भाग – IX इंजीनियरिंग कैडर इलैक्ट्रीकल मैकेनिकल के पद को 1( B ) में संशोधित किया गया है, क्रम सं . 1 के उप महाप्रबंधक 
( सीई ) के लिए भाग – IX इंजीनियरिंग कैडर इलैक्ट्रीकल मैकेनिकल के पद को 1 ( B) में संशोधित किया गया है, क्रम सं . 2 के 
उप महाप्रबंधक (हिंदी ) के लिए भाग - X| राजभाषा कैडर के पद को 2( B ) में संशोधित किया गया है तथा क्रम सं . 10 ( B ) 
के आंचलिक चिकित्सा अधिकारी के लिए भाग – IX विविध कैडर पद को 10( B)(ii ) में संशोधित किया गया है तथा कॉलम 
3 के मौजूदा वेतनमान को “( E-5 ) - 80000 - 220000 " द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है । 


3. 6 भारतीय खाद्य निगम ( कर्मचारीवृन्द ) विनियम, 1971 के परिशिष्ट - I में , 05 वर्षों के बाद सहायक महाप्रबंधक / 05 वर्षों 

के बाद क्षेत्रीय चिकित्सा अधिकारी, जैसा भी मामला हो , की नई पंक्ति को मंडल प्रबंधक के लिए भाग -1 विशेष पद 
क्र . सं . 15( A), सहायक महाप्रबंधक (सामान्य ) के लिए भाग - II सामान्य प्रशासन संवर्ग क्र . सं . 3( A), सहायक महाप्रबंधक 
( तकनीकी ) के लिए भाग-IV तकनीकी संवर्ग क्र . सं . 2( A), सहायक महाप्रबंधक( परिचालन ) के लिए पार्ट / परिचालन संवर्ग 
क्रम सं . 1( A) सहायक महाप्रबंधक( लेखा ) के लिए पार्ट VII लेखा संवर्ग क्रम सं . 3( क ), सहायक महाप्रबंधक(विधि ) के लिए 
पार्ट VIII विधि संवर्ग क्रम सं . 4( A), सहायक महाप्रबंधक ( सीई ) के लिए पार्ट IX इंजीनियरिंग संवर्ग - सिविल विंग क्रम सं . 
3( A), सहायक महाप्रबंधक ( ईएम ) के लिए पार्ट IX इंजीनियरिंग संवर्ग -इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विंग क्रम सं . 2( A), क्षेत्रीय 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


चिकित्सा अधिकारी के लिए पार्ट X विविध संवर्ग क्रम सं . 10C (i), सहायक महाप्रबंधक (हिंदी) के लिए पार्ट X| राजभाषा 
संवर्ग क्रम सं . 3( A) पर निम्नानुसार जोड़ा गया हैः 


पदोन्नति 


सीधी भर्ती 

खाद्य महा | अभ्युक्ति 

निदेशालय 
# अर्हता एवं आयु सीमा में पद की 

समान 


पद का 


वेतन मान 

भर्ती की पद्धति 


विवरण 


चयन / गैर 


( रु. ) % 


| 


# अनुभव 


अनुभव , यदि 


वर्ष 


चयन 


श्रेणी 


कोई हो तो . 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


5 वर्ष के 

बाद 
सहायक 


70000 


5 वर्ष पूरे होने 
| पर ऑटोमेटिक 
टाइम स्केल 
अपग्रेडेशन 


महा प्रबंधक 200000 


( ई - 4 ) 


5 वर्ष पूरे होने 


० वष क 
बाद क्षेत्रीय 
चिकित्सा 
अधिकारी 


70000 


पर ऑटोमेटिक 
टाइम स्केल 
अपग्रेडेशन 


200000 


3.7 भाखानि ( कर्मचारीवृन्द ) के विनियम , 1971 के परिशिष्ट I में , मण्डल प्रबंधक के विशेष पदो के भाग I के पद के प्रति क्रम 

संख्या 15 को 15 ( B)में संशोधित किया गया है, सामान्य प्रशासन संवर्ग के भाग II को सहायक महाप्रबन्धक ( सामान्य ) के 
क्रम संख्या 3 को 3( बी ) में संशोधित किया गया है। तकनीकी संवर्ग के भाग IV में सहायक महाप्रबंधक ( तकनीकी ) के लिए 
क्रम सं 2 को 2 ( बी ), मूवमेंट संवर्ग के भाग V में सहायक महाप्रबंधक ( मूवमेंट ) के लिए क्रम सं 1 को 1 ( बी ) में संशोधित 
किया गया है, लेखा संवर्ग के भाग VII में सहायक महाप्रबंधक ( लेखा ) के लिए क्रम सं 3 को 3 ( B), लीगल संवर्ग के भाग VIII 
में सहायक महाप्रबंधक ( लॉ ) के लिए क्रम सं 4 को 4 ( बी ) संशोधित किया गया है । इंजीनियरिंग कैडर -सिविल विंग के भाग 
IX में सहायक महाप्रबंधक ( सीई ) के लिए क्रम सं 3 को 3 ( बी ) में संशोधित किया गया है। इंजीनियरिंग कैडर - इलेक्ट्रिकल 
मैकेनिकल विंग भाग में सहायक महाप्रबंधक ( ईएम ) के क्रम सं 2 को 2 ( बी ) में संशोधित किया गया है 
X में क्षेत्रीय चिकित्सा अधिकारी के लिए क्रम सं 10C को 10C ( बी ) में संशोधित किया गया है और राजभाषा संवर्ग के भाग 
X | में सहायक महाप्रबंधक (हिंदी) के लिए क्रम सं 3 को 3 ( बी ) में संशोधित किया गया है और कॉलम 3 पर वेतन के मौजूदा 
पैमाने को "(ई - 3 ) - 60000 - 180000 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। " 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


3. 8 भाखानि ( कर्मचारीवृन्द ) के विनियम , 1971 के परिशिष्ट | में , सामान्य प्रशासन संवर्ग के भाग || क्रम संख्या 5( ए ) में भाग 

III गोदाम संवर्ग को क्रम सं 1( ए ), तकनीकी संवर्ग के भाग IV में क्रम सं 4 ( ए ), मूवमेंट संवर्ग के भाग V को 2 ( ए), लेखा 
संवर्ग के भाग VII में क्रम सं 4 ( A), इंजीनियरिंग कैडर सिविल विंग के भाग IX के क्रम सं 5 ( ए), इंजीनियरिंग कैडर 
इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विंग के भाग IX क्रम सं 3 ( ए), राजभाषा संवर्ग के भाग XI क्रम सं 4 ( ए ) में 5 वर्षों के बाद प्रबंधक 
की एक नई पंक्ति , शामिल की गई है, जो इस प्रकार है: 


पदोन्नति 


सीधी भर्ती 


पद का 
विवरण 


वेतन मान 
(रु.) % 


भर्ती की पद्धति 


चयन / गैर 


# अनुभव 


खाद्य महा 
# योग्यता 
आयु निदेशालय 

टिप्पणी 
एवं अनुभव, सीमा वर्ष में पद की 
यदि कोई हो समान श्रेणी 
तो . 


चयन 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


5 


वर्ष (ई-2) 


5 वर्ष पूरे होने - 


पश्चात 


50000 


प्रबंधक 


पर ऑटोमेटिक 
टाइम स्केल 
अपग्रेडेशन 


160000 


परिशिष्ट- I में , विविध संवर्ग भाग X के क्रम संख्या 10 के पद के प्रति चिकित्सा अधिकारी के लिए , कॉलम 3 पर वेतन का 
मौजूदा पैमाना (ई - 1) 50000- 160000 " द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है 


3. 9 परिशिष्ट - I में इंगित किए गए संवर्गों में , सामान्य प्रशासन संवर्ग के भाग II में प्रबंधक ( सामान्य ) के पदों के प्रति क्रम संख्या 

5 को 5 ( बी ) में संशोधित किया गया है, गोदाम संवर्ग के भाग III में प्रबंधक (डिपो / गोदाम गोदी अधीक्षक) के लिए क्रम सं . 
1 से 1 ( बी )में संशोधित किया गया है, तकनीकी संवर्ग के पार्ट IV में प्रबंधक ( तकनीकी ) के लिए क्रम सं० 4 को 4 ( बी ) , 
परिचालन संवर्ग के भाग V में प्रबंधक (मूवमेंट ) के लिए क्रम सं० 2 को 2 ( B) में संशोधित किया गया है । लेखा संवर्ग के भाग 
VII में प्रबंधक (लेखा) के लिए क्रम संख्या 4 को 4 ( B) में संशोधित किया गया है। भाग IX के इंजीनियरिंग संवर्ग सिविल 
विंग के प्रबंधक (CE) के लिए क्रम सं• 5 को 5 ( बी ) में संशोधित किया गया है , भाग IX इंजीनियरिंग कैडर इलेक्ट्रिकल 
मैकेनिकल विंग में प्रबंधक ( EM) के लिए क्रम सं०3 को 3 ( बी ) में संशोधित किया गया है , भाग X| राजभाषा संवर्ग में 
प्रबंधक (हिंदी ) के लिए क्रम सं०4 को 4 ( बी ) में संशोधित किया गया है । और कॉलम 3 पर वेतन का मौजूदा पैमाना "( ई - 1 ) 
40000 - 140000 से प्रतिस्थापित किया गया है । " 


3. 10 भारतीय खाद्य निगम ( कर्मचारीवृंद ) विनियम , 1971 में परिशिष्ट I के भाग - I से XI में एक फुटनोट जोड़ा जा सकता है : 


" प्रत्येक पद के प्रति परिशिष्ट- I के कॉलम - 3 में उल्लिखित वेतनमान समय -समय पर संशोधन के अधीन हैं । " 


सीमा कक्कड़ , सचिव 
[ विज्ञापन -III/ 4/ असा./196/ 19] 


टिप्पणी: मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 08.05. 1971 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे तथा तदनुरूप 
अंतिम बार निम्न के माध्यम से संशोधित किये गए । 


[ 911 III - 205 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


दिनांक 
09. 09 .2016 
31 .03.2017 


शीर्षक 
HT° CTO fatº, ofertaa)(GHT FITTETA ) Pazh, 2016 

T° CT ,(71farmara )(TEST HITTETTA , 2017 
HT CT Pa , (714artara )(GHRT HYTTET ) Aarh , 2017 
HT CT a ,(714arra )( TART HPĪTERA )Farr , 2017 
HT• CT ,(74 artara )( 64T HPĪTETA ) Pyh , 2018 
HT° CT •,(7Harigra )(GURT HOTEFT)A Th , 2018 
HTTT FO,( 

Terlara )( RT HITTAJATH , 2018 
HT CT FO,(74 artara )(TTTT HYTTERT)AR , 2018 
HT CT Fãº,(714arra )(TEST HOTTEST 4 , 2019 


31. 03 .2017 
09 .03.2018 
20 . 04 . 2018 


09.08 .2018 
04 . 04 . 2019 
04 . 04 . 2019 
07 .05 . 2019 


8. 


9. 


FOOD CORPORATION OF INDIA 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 3rd September, 2019 


No. 122 


No. EP - 7 ( 1)/ 2017 . - In exercise of the powers conferred by Section 45 of Food Corporations Act, 1964 ( 37 of 
1964) and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India hereby makes the 
following Regulations further to amend the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 namely : 


1. Short Title and Commencement: 
(i) These Regulations shall be called the Food Corporation of India (Staff ) (Second Amendment) Regulations , 

2019 . 


( ii ) 


These shall come into force from 07.02 .2019 . 


2. Definitions: The definition and meaning of the words and designation of posts in these Regulations shall have the 
same meaning as contained in the Food Corporations Act, 1964 and the Food Corporation of India ( Staff ) Regulations, 
1971. 


3 . The following amendments are made to the Food Corporations of India (Staff ) Regulations, 1971 (Appendix I) : 


3 .1 In the cadres indicated in Appendix - I Part I Special Posts at Sl. No. 1, 1( A ), 2 , 4 , 5 , 6 , against the post of Executive 
Director ( Finance ), Executive Director ( Internal Audit), Executive Director, (Zone ), Executive Director , 
(Storage /General), Executive Director ( Engineering), Executive Director (Personnel) respectively , the existing scale of 
pay at column 3 to be replaced by “ ( E -9) - 150000 - 300000 ” . 


3 .2 In the cadres indicated in Appendix - I Part I Special Posts at Sl. No. 6 ( A ), 8, against the posts of Chief General 
Manager(Genl.), Chief General Manager , respectively, the existing scale of pay at column 3 to be replaced by " (E -8 ) - 
120000 - 280000 " 


3.3 In the cadres indicated in Appendix - I Part I Special Posts at Sl. No. 7 , 11, 12 , 13, 14 against the post of General 
Manager ( P & R ), General Manager ( Quality Control) , General Manager (Movement), General Manager ( Engineering), 
General Manager /GM (Zone); Part VII Accounts Cadre at Sl. No. 1 General Manager, Part VIII Legal Cadre Sl. No. 1 
General Manager(Law ), Part IX Engineering Cadre Special Post Sl. No.1 General Manager (Engg.), Part X 
Miscellaneous Cadre Sl. No. 10A Chief Medical Officer , Part XI Official Language Cadre Sl.No. 1 General Manager 
( Hindi) respectively , the existing scale of pay at column 3 to be replaced by “ (E -7 ) - 100000 -260000 ” . 


3.4 In Appendix I of FCI ( Staff), Regulations, 1971 a new row of Deputy General Manager after 4 years /Zonal Medical 
Officer after 4 years, as the case may be , is inserted at the Part II General Administration Cadre Sl. No. 1( A ), Part VII 
Accounts Cadre Sl. No. 2 ( A ), Part VIII Legal Cadre Sl. No. 2 ( A ), Part IX Engineering Cadre Civil Wing Sl. No. 1 ( A ), 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


Part IX Engineering Cadre Electrical Mechanical Sl. No. 1 (A ), Part XI Official Language Cadre Sl. No. 2A , Part X 
Miscellaneous cadre Sl.No. 10B (i) as follows : 


Promotion 


Direct 
recruitment 


Scale of 


Description 


Mode of 
recruitment 


pay (Rs.) 


of post 


Remarks 


Correspon 

ding 
Category of 

Post in 
Directorate 
General of 

Food 


Selection / 

Non 
selection 


% 


# Qualifica- Age limit 

tions & years 
experience, 


# Experience 


if any . 


1 


3 


4 


5 


L 


6 


10 


Deputy 
General 
Manager 
after 4 
years 


(E -6) 
90000 
240000 


Automatic time 
scale upgradation 
on completion of 

4 years. 


Zonal 
Medical 
Officer 
after 4 
years 


( E -6 ) 
90000 
240000 


Automatic time 
scale upgradation 
on completion of 


4 years . 


3 .5 In Appendix I of FCI (Staff), Regulations, 1971, the serial numbers against the post of Part II General 
Administration Cadre for Deputy General Manager (Genl.) at Sl. No . 1 is modified to 1 (B ), Part VII Accounts Cadre for 
Deputy General Manager ( A /Cs) at Sl. No . 2 is modified to 2 ( B ), Part VIII Legal Cadre for Deputy General Manager 
(Law ) at Sl. No. 2 is modified to 2 ( B ), Part IX Engineering Cadre Civil Wing for Deputy General Manager ( CE ) at Si. 
No. 1 is modified to 1 (B ), Part IX Engineering Cadre ElectricalMechanical for Deputy GeneralManager (EM ) at Sl. No. 
1 is modified to 1 ( B ), Part XI Official Language Cadre for Deputy General Manager (Hindi) at Sl. No. 2 is modified to 
2 ( B ) and Part X Miscellaneous cadre for Zonal Medical Officer at Sl.No 10B is modified to 10 B ( ii ) and the existing 
scale of pay at column 3 be replaced by “ ( E -5 ) - 80000 - 220000.” 
3.6 In Appendix I of FCI (Staff), Regulations, 1971 a new row of Asstt. General Manager after 5 years/ Regional 
Medical Officer after 5 years , as the case may be , is inserted at the serial numbers of Part I Special Posts Sl. No. 15 ( A ) for 
Divisional Manager , Part II General Administration Cadre Sl. No. 3 ( A ) for Asstt. General Manager (Genl.), Part IV 
Technical cadre Sl. No. 2 ( A ) for Assistant General Manager ( Technical), Part V Movement Cadre Sl. No. 1 ( A ) for 
Assistant General Manager (Movement), Part VII Accounts Cadre Sl. No. 3 ( A ) for Assistant General Manager 
(Accounts ), Part VIII Legal Cadre Sl. No. 4 ( A ) for Assistant General Manager (Law ), Part IX Engineering Cadre -Civil 
Wing Sl. No. 3 ( A ) for Assistant General Manager (CE ), Part IX Engineering Cadre- Electrical Mechanical Wing Sl. 
No. 2 ( A ) for Assistant General Manager (EM ), Part X Miscellaneous Cadre Sl. No. 10C (i) for Regional Medical Officer 
and Part XI Official Language Cadre Sl. No.3 ( A ) for AssistantGeneralManager (Hindi), as follows : 


Promotion 


Direct 
recruitment 


Scale of 


Description 


Mode of 
recruitment 


Age 
limit 


of postpay (Rs.) 


Correspon 

ding 
Category 
of Post in Remarks 
Directorate 
General of 

Food 


Selection / 

Non - 
selection 


% 


# Qualifica 

tions & 
experience , 

if any. 


# Experience 


years 


2 


3 


4 


5 


6 


10 


Asstt . 
General 


( E - 4 ) 
70000- 


Automatic 
time scale 


[ TT III - ous 47 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


200000 upgradation 


Manager 
after 5 
years 


on 


completion of 

5 years . 


Regional 
Medical 
Officer 
after 5 


Automatic 
time scale 
upgradation 


(E -4 ) 
70000 
200000 


on 


years 


completion of 

5 years . 


3.7 In Appendix I of FCI (Staff ), Regulations, 1971, the serial numbers against the post of Part I Special Posts Divisional 
Manager at Sl. No . 15 is modified to 15 ( B ) , Part II General Administration Cadre for Asstt. General Manager (Genl.) at 
Sl. No. 3 is modified to 3 ( B ), Part IV Technical cadre for Assistant General Manager ( Technical) at Sl. No. 2 is modified 
to 2 ( B ), Part V Movement Cadre for Assistant General Manager (Movement) at Sl. No. 1 is modified to 1 (B ), Part VII 
Accounts Cadre for Assistant General Manager (Accounts ) at Sl. No. 3 is modified to 3 ( B ), Part VIII Legal Cadre for 
Assistant General Manager (Law ) at Sl. No. 4 is modified to be 4 (B ), Part IX Engineering Cadre -Civil Wing for 
Assistant General Manager (CE ) at Sl. No . 3 is modified to 3 ( B ) , Part IX Engineering Cadre - Electrical Mechanical Wing 
for Assistant General Manager ( EM ) at Sl. No.2 is modified to 2 ( B ), Part X Miscellaneous Cadre for Regional Medical 
Officer at Sl. No. 10C is modified to 10C (ii) and Part XI Official Language Cadre for Assistant General Manager (Hindi) 
at Sl. No. 3 is modified to 3 (B ) and the existing scale of pay at column 3 to be replaced by “ ( E - 3) - 60000 - 180000 .” 
3.8 In Appendix -I of FCI (Staff), Regulations, 1971 a new row of Manager after 5 years, is inserted at Part II General 
Administration Cadre Sl. No. 5 ( A ), Part III Godown Cadre Sl. No. 1 ( A ), Part IV Technical Cadre Sl. No. 4 ( A ) , Part V 
Movement Cadre Sl. No. 2 ( A ) , Part VII Accounts Cadre Sl. No.4 ( A ), Part IX Engineering Cadre Civil Wing Sl. No . 
5 ( A ), Part IX Engineering Cadre Electrical Mechanical Wing Sl. No. 3 ( A ), Part XI Official Language Cadre Sl. No.4 ( A ) , 
as follows : 


Promotion 


Direct recruitment 


Description 

of post 


Scale of 

pay 
(Rs.) % 


Mode of 
recruitment 


Selection/ 

Non - 
selection 


Age limit 

years 


Remarks 


Corresponding 
Category of 

Post in 
Directorate 
General of 

Food 


# Qualifications & 
experience, if any. 


# Experience 


Manager 
after 5 years 


(E -2) 50000 

160000 


Automatic 

time scale 
upgradation on 
completion of 

5 years . 


In the Appendix - I, against the post of Part X Miscellaneous Cadre Sl. No. 10 for Medical Officer, the existing 
scale of pay at column 3 is replaced by “ (E - 1 ) 50000- 160000" 


3.9 In the cadres indicated in Appendix - I, the serial number against the posts in Part II General Administration Cadre 
for Manager (Genl.) at Sl. No. 5 is modified to 5 ( B ), Part III Godown Cadre for Manager (Depot/Godown Dock Supdt.) 
at Sl. No. 1 is modified to 1( B ), Part IV Technical Cadre for Manager (Technical) at Sl. No. 4 is modified to 4 ( B ), Part V 
Movement Cadre for Manager (Movement) at Sl. No. 2 is modified to 2 ( B ), Part VII Accounts Cadre for 
Manager (Accounts) at Sl. No.4 is modified 4 (B ) , Part IX Engineering Cadre Civil Wing for Manager (CE ) at Sl. No. 5 is 
modified to 5 ( B ), Part IX Engineering Cadre Electrical Mechanical Wing for Manager ( EM ) at Sl. No. 3 is modified to 
3 ( B ), Part XI Official Language Cadre for Manager(Hindi) at Sl. No.4 is modified to 4 (B ) and the existing scale of pay at 
column 3 to be replaced by “ ( E - 1 ) 40000 - 140000 .” 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . 4 ] 


3. 10 A footnote may be added in Food Corporations of India ( Staff) Regulations, 1971 in Part - I to XI of Appendix I as 
under: 

“ The scales of pay mentioned in Column - 3 of Appendix -I against each post are subject to revision from time to 


time.” 


SEEMA KAKAR , Secy . 
[ADVT.- III /4/Exty ./ 196 /19 ] 


Note : The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide Notification dated 8.5 . 1971 and 
subsequently have been amended being lastly vide: 


SL . No. 


Title 
FCI(Staff ) (2nd Amendment) Regulations, 2016 
FCI( Staff) ( 1st Amendment) Regulations, 2017 
FCI(Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2017 
FCI(Staff ) (3rd Amendment) Regulations , 2017 
FCI( Staff) ( 14 Amendment) Regulations, 2018 
FCI(Staff ) (2nd Amendment) Regulations, 2018 
FCI(Staff ) (3rd Amendment) Regulations , 2018 
FCI(Staff ) (4th Amendment) Regulations, 2018 
FCI( Staff) ( 1st Amendment) Regulations, 2019 


Dated 
09.09 .2016 
31 .03.2017 
31. 03. 2017 
09 .03. 2018 
20 .04. 2018 
09 .08 .2018 
04. 04 .2019 
04.04. 2019 
07 .05 .2019 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

Digitally signed by ALOK 
and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 

ALOK KUMAR Date: 2019.09.06 13:51:03 


KUMAR 


ALOK KUMAR KUMAR 


+ 05 30 


